रजिस्ट्री सं० डी - 211 


M 
. 


REGISTERED No . D - 222 


AR 


CUD.. 


. 





भारत का राजपत्र 


मयप जपते 


The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


Relia 


सं० 25] 
No. 25 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , जून 22, 1974 ( आषाद 1, 1896 ) 
NEW DELHI , SATURDAY , JUNE 22 , 1974 ( ASADHA 1, 1896 ) 


- 


- 


- 


इस भाग में भिग्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separato paglag is given to this part in order that it may be filled as a separate compllation . 

भाग III - - खण्ड 4 

PART III - SECTION 4 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं, जिसमें अधिसूचनाएं, आवेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं 
Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders , Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies . 


"( दो ) हाथ करघा तकनीकी भारतीय संस्थान , 

वाराणसी सलेम , से हाथकरघा तकनीकी में 
डिप्लोमा ( कम से कम द्वितीय वर्ग ) " । 


पी० एन० प्रानन्द , 

सचिव 


वाणिज्य मंत्रालय 

वस्त्र उद्योग समिति 
बम्बई - 400018 , दिनांक 20 अप्रैल , 1974 
वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम , 1963 ई० 
( सन् 1963 ई० का 41 ) की धारा 23 की 
उप -धारा ( 2 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, बस्त्र उद्योग समिति , इसके द्वारा, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति 
से , वस्त्र उद्योग समिति कर्मचारी (भर्ती) विनियम , 1968 ई० 
में अधिकतर संशोधन करने के लिये निम्न विनियम बनाती है , 
अर्थात् : -- 
1. ( 1) ये विनियम , वस्त्र उद्योग समिति कर्मचारी (भर्ती ) 

संशोधन विनियम , 1974 ई० कहलाये । 
( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक 

से प्रवृत्त होंगे । 
2. वस्त्र उद्योग समिति कर्मचारी ( भर्ती) विनियम 1968 
ई० की अनुसूची एक में , " एक निरीक्षण स्कंध शीर्षक के अधीन , 
"निरीक्षक " पद से संबंधित प्रविष्टियों में , “ प्रावश्यक शीर्षक 
के अधीन , 
( क ) परिच्छेद ( एक ) के अन्त मे, " या " शब्द जोड़ा 

जायेगा ; 
( ख ) परिच्छेद ( एक ) के बाद , निम्न परिच्छेद निविष्ट 

किया जायेगा, अर्थात्: - - 


संचार मन्त्रालय 

( डाक - तार बोर्ड ) 
नई दिल्ली - 1, दिनांक 21 जून 1974 
सं० 25/ 38/ 74- एल० आई० --- श्री पार० एन० जिन्दल , 
की क्रमांक 138078- सी दिनांक 8- 9- 72 की 10, 000/- रुपये 
की डाक जीवन बीमा पालिसी उनके विभाग के संरक्षण से गुम हो 
गई है । यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान 
रोक दिया गया है । उपनिदेशक , डाक जीवन बीमा , कलकत्ता को 
बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार 
दे दिये गए हैं । जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी 
के संबंध मे कोई लेन- देन न करें । 


र० ना० डे, 
निदेशक ( डाक जीवन बीमा ) 


307 


. 


. 


. . 


. 


. 


. .. . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- . 


. 


- . । 


। । 


" 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


308 

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 22, 1974 ( ASADHA 1, 1896 ) [ PART III - SEc . 4 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 

बीमा कम्पनियों , निवेशन्यासों, और ऐसी ही अन्य 
नई दिल्ली, दिनांक 25 जून , 1974 

वित्तीय संस्थाओं तथा सहकारी बैंकों द्वारा मंसर्स 

हरिभक्ति एण्ड कम्पनी सनदी लेखापाल , बम्बई के 
सं० 2/ 74 - --सूचना दी जाती है कि भारतीय औद्योगिक वित्त 
निगम के अंशधारियों ( शेयर होल्डरों ) की छब्बीसवीं वार्षिक 

स्थान पर कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 
साधारण सभा , बृहस्पतिवार, तारीख 26 सितम्बर , 1974 को 

पहला ) की धारा 226 के अन्तर्गत कम्पनियों के 
सायंकाल 4 . 00 बजे ( मानक समय ) होटल इम्पीरियल , जनपथ , 

लेखा-परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिये विधिवत् 

अर्हता प्राप्त एक लेखा परीक्षक को प्रोद्योगिक वित्त 
नई दिल्ली में होगी , जिसमें निम्नलिखित विषयों पर कार्यवाही की 
जायेगी : 

निगम अधिनियम , 1948 की धारा 34 के अन्तर्गत 

चुनना । मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी इस वर्ष 
1. 30 जून , 1974 को समाप्त हुए वर्ष का निगम का 

के अन्त में कार्य निवृत्त हुए हैं पर वे फिर से चुने 
तुलन-पन्न तथा लाभ- हानि लेखा, वर्ष के दौरान 

जा सकते हैं । 
निगम के कार्य के सम्बन्ध में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट 

का वाचन तथा उस पर विचार । 
2 . प्रौद्योगिक वित्त निगम की धारा 4 की उप -धारा 

बलदेव पसरीचा, 
( 3 ) में उल्लिखित पार्टियों अर्थात् अनुसूचित बैंकों , 

महा प्रबन्धक 


Textile the fole previ 


MINISTRY OF COMMERCE 

( TEXTILE COMMITTEE ) 

Bombay - 400018 , the 20th April 1974 
In exercise of the powers conferred by clause ( c ) of 
sub- section ( 2 ) of section 23 of the Textile Committee 
Act, 1963 ( 41 of 1963 ) , the Textile Committee hereby 
makes, with the previous sanction of the Central Govern 
ment, the following Regulations further to amend the 
Textile Committee s Employees (Recruitment) Regula 
tions, 1968, namely : 
1 . ( 1 ) These Regulations may be called the Textiles 

Committee s Employees (Recruitment Amend 

ment Regulations , 1974. 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the official Gazette . 
2 . In Schedule I to the Textile Committee s Employees 
( Recruitment ) Regulations, 1968 , under the heading 
"I -Inspection Wing ", in the entries relating to the post 
"Inspector " , under the heading " Essential ",--- 
( a ) in paragraph ( i) , the word " or " shall be add . 

ed at the end ; 
( b) after paragraph (i) , the following paragraph 

shall be inserted , namely : - - 
" ( ii ) Diploma ( at least Second Class ) in 
Handloom Technology from the Indian Insti 
tute of Handloom Technology , Varanasi / 
Salem" . 

P . N. ANAND 

____ Secretary. 


INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 

New Delhi, the 15th June 1974 
No . 2 / 74 . - Notice is hereby given that the Twenty 
Sixth Annual General Meeting of thc shareholders of the 
lndustrial Finance Corporation of India will be held on 
Thursday, the 26th September , 1974 at 4 . 00 P . M . ( Stan 
dard Time) at Hotel Imperial Janpath, New Delhi , to 
transact the following business : - - 
( 1 ) To read and consider the Balance Sheet of the 

Corporation and the Profit and Loss Account 
for the year ending the 30th June, 1974 , to 
gether with the Report by the Board on the 
working of the Corporation for the year and 
the Auditors Report on the said Balance Sheet 

and Accounts . 
( 2 ) To elect under Section 34 of the Industrial 

Finance Corporation Act, 1948 , one Auditor 
duly qualified to act as Auditor of Companies 
under Section 226 of the Companies Act , 1956 
( 1 of 1956) by the parties mentioned in sub 
section (3 ) of Section 4 of the Industrial 
Finance Corporation Act, namely scheduled 
banks, insurance companies, investment trusts 
and other like financial institutions, and co 
operative banks. in place of Messrs. Hari 
bhakti & Company , Chartered Accountants , 
Bombay, who retire but are eligible for re 
election , 

BALDEV PASRICHA 

General Manager . 


Noise 
antedal 
havinereby 
the pyuth 


DEPARTMENT OF POSTS & TELEGRAPHS 
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL 

POSTS & TELEGRAPHS 
New Delhi- 110001 , the 21st June 1974 
No , 25 / 38 / 74 -LI. — Postal Life Insurance Policy No . 
138078 -Cdated 8 / 9 / 72 for Rs. 10, 000/ - held by Shri 
Ram Nath Jindal having been lost from the departmen 
tal custody, notice is hereby given that the payment 
thereof has been stopped . The Dy. Director , Postal 
Life Insurance , Calcutta has been authorised to issue 
a duplicate policy in favour of the insurant . The Public 
are hereby cautioned against dealing with the original 
policy . 

R. N . DEY 
Director (PLI) . 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

___ New Delhi , the 20th June 1974 
No. 12- ( 1 ) / 43 / 73 - Med.II . In continuation to E. S .I. 
Corporation Notification No. 12 - ( 1 ) / 36 / 72 -Med .II 
dated the 31st May , 1973 and in pursuance of the reso 
lution passed at its meeting held on 25th April , 1951 
corferring upon me the powers of the Corporation under 
Regulation 105 of the Employecs State Insurance 
(General) Regulation , 1950 I hereby authorise Dr. R . 
Narayana Rao , 14 , Luxmipuram Road , Madras - 14 to 
function as Medical authority with effect from 1 -6 - 1974 
( F. N . ) to 30 -11- 1974 for Madras City for the purposes 
of Medical Examination of the insured persons and 
grant of further certificates to them when the correct 
ness of the original certificate is in doubt. 
___ T . N. LAKSHMI NARAYANAN 

Director General. 


PRINIED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD 

AND PUBLISHED BY THB CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974 


